Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 187—2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022 (ASVINA 27, 1944 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 
घोषणा 
दिंनाक 19 अक्तूबर, 2022 
क्रमांक 10342,// 1-एल(सीएचडी).-- चूंकि, हरियाणा सरकार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे 
विनिर्दिष्ट भूमि की सरकार द्वारा, सार्वजनिक व्यय पर एक सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पहले से निर्मित पड़ाना ड्रेन बुर्जी qo 0 से 
92000 की उप-बुर्जी 17950 व 28500 (छुटा हुआ रकबा) जो कि सुन्दर सब ब्रांच की बुर्जी न0 70000--आर. मे गिरती है। यह 
गांव पड़ाना तहसील व जिला जीन्द की भूमि ली जानी तुरंत अपेक्षित है। जिसके लिए धारा 11 (1) की अधिसूचना हरियाणा 
सरकार सिचांई विभाग द्वारा अधिसूचना Ao 7988 / 1-एल (सी. एच. डी.) दिनांक 06.10.2020 के तहत प्रकाशन हो चूका है। 
इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त उद्देश्य हेतू ली जानी अपेक्षित है। 
यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा-19 के तहत उन सभी को व्यक्तियों की सूचना हेतू जारी की 
जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है और अधिनियम की धारा के उपबन्धों के अधीन जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण 
क्लैक्टर, जीन्द को उक्त भूमि अधिग्रहण करने के लिए आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है। 
भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर जीन्द व कार्यकारी अभियन्ता, सफीदों 
जल सेंवाए मण्डल, सफीदों के कार्यालय में किसी कार्य दिवस में किया जा सकता हैं। 
(4043) 


4044 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 19, 2022 (ASVN. 27, 1944 SAKA) 


विशिष्टियां 
जिला | तहसील गांव का नाम हदबस्त | मुरब्बा किला नं०/ कुल क्षेत्रफल 
न0 न0 खसरा न0 कनाल मरला 
जीन्द Ure पड़ाना 65 85 1/2 मिन 2 i 
9/1 मिन 2 8 
56 3 मिन किक फल 11 
कुल रकबा 5 कनाल 7 मरले 
या = 0.661 एकड़ 
आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा | 
राजेश कुमार, 
अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, जीन्द | 
HARYANA GOVERNMENT 
IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Declaration 


The 19th October, 2022 

No. 10342 /1-L(CHD).— Whereas it appears to the Governor of Haryana that land specified below is needed 
urgently to the Government at the public expenses for the public purpose, namely for left out area for existing 
Padana Drain at RD 17950 and 28500 out falling into Sunder Sub Branch at RD 70000-R in village Padana Tehsil & 
Distt. Jind for which notification under section-11(i) has been issued and published vide Haryana Government 
Irrigation Department notification no.7988/1-L(C.H.D), Dated 06/10/2020. 

It is hereby notified that the land in the area described below is required for the above purpose. 

This Declaration is made under the provisions of section-19 of Land Acquisition Act, 2013 for information to 
whom it may concern in exercise of the power confirmed by the aforesaid section, the Governor of Haryana hereby 
directs the District Revenue officer -cum-Land Acquition Collector Jind to take order for acquisition of the said land. 

Plan of the land may be inspected in the office of District Revenue Officer Cum Land Acqusition Collector 
Jind and Executive Engineer, Safidon W/S Division Safidon during working day. 


SPECIFICATION 
Name of Tehsil Name of Hadbast | Rectangle Khasra Total Area 
District Village No. No. No./Killa Karnal Marla 
No. 
Jind Jind Padana 65 85 % Min 2 Fee ei 
9/1 Min 2 ee | 
56 3 Min los 11 


Total Area= 05K-7M 
Or = 0.0661 Acres 


By the order of Governor of Haryana. 


RAJESH KUMAR, 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle, Jind. 


9933—C.S.—H.G.P. Pkl. 


